रजिस्ट्री सं. डी . एल. - 33002 /99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


REGISTERED NO. D.L. -- 33002/99 


। 


‘lিl 


HEAL 


[ চ্চিা 


*Tm . 


H 


सत्यमेव जयते 


Delhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
· PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 122 ] 
No. 122 ] 


दिल्ली , मंगलवार , जुलाई 17 , 2012 / आषाढ़ 26 1934 
DELHI , TUESDAY , JULY 17, 2012/ ASADHA 26, 1934 


[ रा. रा. रा. क्षे.दि . सं. 97 

[ N. C. T. D . No. 97 


भाग -IV 
PART - IV 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


पर्यावरण एवं वन विभाग 


2. 


दिल्ली मेट्रो रेल निगम वृक्षों को काटे जाने के पश्चात् 
प्राप्त लकड़ी दिल्ली नगर निगम के सार्वजनिक शवदाहों 
में प्रयोग हेतु उनके संबंधित कर्मचारियों को सौंपी जाए । 


अधिसूचना 

दिल्ली, 17 जुलाई, 2012 
सं आर.-691/टीओ एस )/टीसी/ फीलिंग/ 11-12/ 1635 -44 
. - - जबकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र सरकार जनहित में ऐसा 
करना आवश्यक समझती है , 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 
के आदेश से तथा उनके नाम पर , 

संजीव कुमार, सचिव 


DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, 

FORESTS AND WILDLIFE 


अत : अब दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम , 1994 की धारा 29 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 
के उपराज्यपाल चरण -III के अन्तर्गत दिल्ली मेट्रो रेल निगम के 
आई. टी. ओ. -दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन के निर्माण हेतु 3.5745 हैक्टेयर 
भूमि के भीतर पड़ने वाले 482 पेड़ों को हटाने संबंधी उक्त अधिनियम 
की धारा 9 की उप - धारा ( 3 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा 
निम्नलिखित शर्तों के अनुसार छूट प्रदान करते हैं : 


... 1. दिल्ली मेट्रो रेल निगम को 4820 क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण 

लागत राशि 1,34,96 , 000/ - रुपये ( एक करोड़ चौतीस 
लाख छियानवे हजार रुपये मात्र ) उप - वन संरक्षक के 
साथ पाँच वर्ष की अवधि के लिये पौधों के संपूर्ण 
विकास एवं रखरखाव के लिये डीडीओ एवं उपवन 
संरक्षक ( उत्तर ) के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 
जमा करानी होगी । 


NOTIFICATION 

Delhi,the 17th July, 2012 
___ No. R- 691/ TO( S)/IC/ Felling/ 11 - 12/ 1635 -44. 
Whereas the Government ofNational Capital Territory of 
Delhiconsiders it necessary so to do in the public interest, 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred 
under Section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act, 
1994 , the Lt.Governor of National Capital Territory ofDelhi 
is pleased to exempt an area of 3 .5745 Ha. from the 
provisions of sub - section ( 3) of Section 9 of the said Act 
for construction of ITO - Delhi Gate Metro Station of 
DMRC under Phase -III involving removal of 482 trees , 
subject to the condition that : 


2625 DG/ 2012 


3D 


14 


DELHI GAZETTE ::EXTRAORDINARY 

_ __ [Part 1 
DMRC shall deposit the costofcompensatory प्रतिबंधित संकेत को इंगित करते हुए लगाऐंगे । 
plantation of 4820 saplings: amounting. to 
Rs. 1 ,34, 96, 000/ - ( Rupees one crore thirty four 

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 
lakh and ninety six thousandonly ) in the form 

मेरे द्वारा इस कार्यालय की मोहर के साथ दिनांक 17 - 7 - 2012 
of Demand Draft in favour of DDO & 
Dy. Conservator of Forests: (North ) for its 

को जारी किया गया । 
creation andmaintenance for a period of five 

आर. के. पाण्डेय , उपायुक्त , पुलिस यातायात मुख्यालय 
years,with Dy. Conservator of Forests (South ). 
DMRC shall hand over the wood arising out 

HOME ( POLICE - II ) DEPARTMENT 
of the felling of trees to officials concerned of 

(Office of the Deputy Commissioner of 
MCD for its use in public crematoria in public 

Police : Traffic HPQRS) 
interest. 

NOTIFICATION 
By Order and in the Name of the Lt. Govomor 
of the National Capital Tennitory ofDelhi, 

Delhi,the 17th July , 2012 
SANJIVKIJMAR, Secy . 

__ F. No. 20/ 4/ 2003/ HP- II / 3959. - Whereas , it is 
necessary to ensure smooth flow of traffic and prevent 

congestion and inconvenience to motorists and other road 
गृह पुलिस ( II ) विभाग 

users due to themovementof HGVs/MGVs/LGVs,which 
( कार्यालय उपायुक्त पुलिस : यातायात : मुख्यालय ) . 

cause congestion and also endanger the life of other road 

users on 60 Foota Road Vishwash Nagar, Shahdara . 
अधिसूचना 

And whereas in view of the problem of traffic 
दिल्ली , 17 जुलाई, 2012 

congestion , it is necessary to regulate the movement of 

traffic on above roads for the convenience of road users 
फा . सं. 20 / 4 / 2003 / गृ. पु.- II / 3959 . क्योंकि 60 फुटा 

and the safety of road users . 
रोड , विश्वास नगर, शाहदरा पर भारी , मध्यम व हल्के माल वाहन 
चलने के कारण यातायात की भीड - भाड उत्पन्न हो रही है तथा इससे 

____ Now,therefore, I, R. K. Pandey, Deputy Commissioner 
सड़क प्रयोगकर्ताओं की जान को खतरा उत्पन्न हो रहा है । अतः 

of Police, Traffic (Hdqrs .) Delhi in exercise of the powers 
यातायात की भीड - भाड पर रोकथाम , सुगम प्रवाह और सड़क 

conferred upon me under regulation 30 (1 ) of the " Delhi 
प्रयोगकर्ताओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना आवश्यक है । 

Control of Vehicular and Other Traffic on Roads and Streets 

Regulation, 1980 " do hereby prohibit the plying and idle 
क्योंकि इस मार्ग पर यातायात को सुचारू रूप से चलाने व 

parking of Heavy,Medium and Light Goods Vehicles during 
सड़क के प्रयोगकर्ताओं की सुरक्षा एवम् सुविधा के लिए यह करना 

day time i.e. from 7. 30 AM to 9 .30 PM on 60 Foota Road 
आवश्यक है । 

Vishwash Nagar,Shahdara . 
अतः मैं , आर. के . पाण्डेय , उपायुक्त , पुलिस यातायात 

This order shall be published for the information of 
( मुख्यालय) दिल्ली , दिल्ली में सड़कों व गलियों पर वाहन व अन्य the general public in the Official Gazette and by affixing a 
यातायात नियम , 1980 की धारा 30( 1 ) जिसके अन्तर्गत मुझे copy on the notice boards of the office of all District Deputy 
अधिकार प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा भारी , मध्यम व Commissioners of Police and all Police Stations in Delhi/ 
हल्के मालवाहक वाहनों को प्रात : 7. 30 बजे से रात 9. 30 बजे तक New Delhi . 
60 फुटा रोड , विश्वास नगर , शाहदरा पर चलने एवं खड़ा करने पर 

The concerned civic road agencies maintaining the 
अगले आदेश तक प्रतिबंधित करता हूँ । 

roads/areas shall erect the corresponding signboards 
___ सामान्य जनता के सूचनार्थ इस आदेश को सरकारी राजपत्र में 

indicating the restrictions in the area for information and 
प्रकाशित किया जाएगा तथा समस्त जिला पुलिस उपायुक्तों व थानों 

convenience of all concerned . 
दिल्ली/ नई दिल्ली के सूचना पट्टों पर इसकी एक प्रति चिपकाई 

This order shall come into force with immediate effect . 
जाएगी । 

Given under my hand and seal of this office on 
संबंधित अधिकरण एवम् सड़क रखरखाव प्राधिकरण 

17 - 7- 2012. 
जन साधारण को सूचनार्थ एवम् सुविधा हेतु आवश्यक सकेस पट्ट पर R . K . PANDEY,Dy. Commissioner of Police : Traffic Hdqrs . 


Printed by the Manager. Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by theiController of Publications, Delhi - 110054. 


